सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


7 चैत्र , 1940 ( श०) 


संख्या - 365 राँची, बुधवार , 


28 मार्च, 2018 ( ई० ) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
26 दिसम्बर , 2017 


संख्या-13/ न्या० उ० न्या . वाद-07/ 2015 का . 12558-- माननीय झारखण्ड 
उच्च न्यायालय द्वारा एल०पी०ए० संख्या 466/ 2015 मोसरीत जिया तारा बनाम 
झारखण्ड राज्य एवं अन्य के मामले में दिनांक 25 जुलाई , 2016 को पारित आदेश के 

द्वारा श्री चंचल कुमार प्रतिवादी सं०- 5 की सिविल जज ( जूनियर डिवीजन )-प्रशिक्षु के 
रूप में नियुक्ति रद्द कर दी गयी है तथा उक्त आदेश के विरूद्ध दायर एस०एल०पी० 
( सी०) संख्या 24947/ 2016 चंचल कुमार बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य , 
एस०एल०पी० ( सी० ) संख्या 34222/ 2016 झारखण्ड राज्य बनाम मोसरीत जिया तारा 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) बुधवार , 28 मार्च, 2018 
एवं अन्य तथा एस०एल०पी० ( सी० ) संख्या 25357/ 2016 झारखण्ड लोक सेवा आयोग 
बनाम मोसरीत जिया तारा एवं अन्य दिनांक 28 नवम्बर, 2017 को माननीय सर्वोच्च 
न्यायालय द्वारा पारित आदेश के द्वारा खारिज कर दिया गया है । फलतः श्री चंचल 
कुमार , सिविल जज ( जूनियर डिवीजन)- प्रशिक्षु, कोडरमा की सिविल जज ( जूनियर 
डिवीजन )- प्रशिक्षु के पद पर की गयी नियुक्ति रद्द की जाती है तथा उन्हें यह 
अधिसूचना उन्हें तामिल किये जाने की तिथि अथवा दिनांक 31 दिसम्बर , 2017 , जो 
भी पहले हो , से सेवामुक्त किया जाता है | 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अखौरी शशांक सिन्हा, 
सरकार के उप सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 365 - - 50 


